630 


HARYANA GOVT . GAZ., JULY 18, 2006 ( ASAR. 27 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 26 जून, 2006 


क्रमांक 1374- ज-2-2006/11218.--- श्री मंगला राम पुत्र स्व ० श्री बदलू राम, निवासी गांव सरेली, तहसील नारनौल, जिला 
महेन्द्रगढ़ की पूर्टी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 313- ज- 1-78/ 9616, दिनांक 31 मई, 1978 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके 
पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज -1-79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 300 /- रुपये वार्षिक, अधिसूचना क्रमांक 
294.1 - ज- 2-9:3/115918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 / - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002 / 
9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री मंगल राम की दिनांक 22 अक्तूबर, 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तकं संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री मंगला राम की पत्नी श्रीमती नानचो देवी के नाम फसल खरीफ, 2005 से 5000/ - रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

आर ० बी ० खरबन्दा , 

अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 
दिनांक 13 जून , 2006 

राजस्व विभाग । 


चण्डीगढ़ : 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 26 जून , 2006 


क्रमांक 1362- - 2-2006/11259.-- श्रीमती मनभर देवी पत्नी स्व ० श्री रामजी लाल निवासी गांव लिसान, तहसील व जिला 
रिवाड़ी की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 2 (ए), (12) तथा 3(1 ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1434- ज- 2-20032: 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा रबी 2005 से 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर सनद में दी 
गई शर्तों के अनुरूप युद्ध जागीर प्रदान करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 15 जून, 2006 


आर० बी ० खरबन्दा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


, 


दिनांक 27 जून, 2006 
क्रमांक 1385- ज-2-2006/12298.-- श्री सरदार सिंह पुत्र स्व ० श्री गिरधारी लाल निवासी गांव दहकौरा, तहसील बहादुरगढ़, जिला 
झज्जर की पूर्वी पंजब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए), (1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 369- ज - 2-82/ 11368, दिनांक 30 मार्च, 1982 द्वारा 300/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके 
पश्चात् सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/ - रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् 
अधिसूचना क्रमांक 1434 - ज- 2-2002/9460, दिनांक 12 जून, 2002 द्वारा 5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान 

में 
संशेधन किया गया था । 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18, 2006 ( ASAR. 27, 1928 SAKA) 


631 


2. अब श्री सरदार सिंह की दिनांक 16 मार्च, 2006 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री सरदार सिंह की पत्नी श्रीमती चान्द कौर के नाम फसल रबी, 2006 से 5000/ - रुपये वार्षिक की 
संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


आर० बी ० खरबन्दा, 
अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 12 जून, 2005 


, 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 3 जुलाई, 2006 


क्रमांक 16:56 - ज-2-2006/11743 .-- श्री कली राम पुत्र स्व० श्री बदलू राम निवासी गांव सांघी, तहसील व जिला रोहतक की पूर्वी 
( जाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2718-ज -1-73/35203, 
दिनांक 29 नवम्बर, 1973 द्वारा 150/ - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज -1-79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 / - रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज -2-93 /15918 , 
दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज -2-2002/ 9460, दिनांक 
12 जून, 2002 द्वारा 5000 / - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 

2. अब श्री कली राम की दिनांक 22 अगस्त , 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाण राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस लागीर को स्व ० श्री कली राम की पत्नी श्रीमती महलो के नाम फसल रबी, 2006 से 5000/- रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


पण्डीगढ़ : 
दिनांक 26 जून, 2006 


आर० बी ० खरबन्दा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


सिंचाई विभाग परिमण्डल दिल्ली 


घोषणा 


दिनांक 29 जून , 2006 


क्रमांक 1257/1 -एल०-(एच ० सी ०).- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि नीचे निर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा, 
सार्वजनिक प्रयोजन नाम प्रहलादपुर लिंक ड्रेन की आर डी 0 से 2330 फुट तक गांव प्रहलादपुर, तहसील खरखौदा , जिला सोनीपत के लिए 
एतद् द्वा . घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण मे वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 की धारा 4 के अधीन उन सब के लिए जिन से यह सम्बन्धित है सूचना हेतु की जाती है । 


उक्त धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के अधीन हरियाणा के राज्यपाल एतद् द्वारा सिंचाई विभाग हरियाणा के अधिकारियों की अपने 
कर्मचारियों सहित कुछ समय के लिए इलाके में जाने और सर्वेक्षण करने तथा धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्य करने का अधिकारी 
प्रदान करते हैं । 


632 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18 , 2006 (ASAR . 27 , 1928 SAKA ) 


[ PARTI 


ST - DI 


उपरोक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति जिसके इलाके में किसी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के 
प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्ति लिखित रूप में जिला राजस्व अधिकारी एंवम भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत के पास 
दाखिल कर सकता है । 


भूमि के नक्शे को भूमि अधिग्रहण कलैक्टर और अधिशासी अभियन्ता, दिल्ली जल सेवायें मण्डल, देहली के कार्यालय में देखा जा 
सकता है । 


विशिष्टि 


गांव का नाम 


हलबस्त नं ० 


तहसील 


जिला 


मुरब्बा नं ० व किला नं 0 और दिशा 


क्षेत्र 
एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


प्रहलादपुर 


15.- आर 


खरखौदा 


सोनीपत 


0.58 


भूमि का पट्टी माप 2330 फुट ल ० में 
तथा 11.0 फुट चौड़ाई में जो सामान्य 
रूप उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम 
दिशा में स्थित है जैसा कि नक्शे में 
दर्शाया गया है । 


39 


24 


- 


40 4/1 , 4/2, 7 , 14 , 17 , 24/1 , 

24/2 


49 


५. 


4, 7 , 14, 13, 12, 11/1, 11/2, 
11/3, 20/1 , 20/2 , 21/1 , 21/2 


गैर मुमकीन नं ० 


88, 96 , 204 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


(हस्त ०) ..., 

अधीक्षक इन्जीनियर , 
यमुना जल सेवायें परिमण्डल -3, अलीपुर रोड देहली -54 । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 29th June , 2006 
No. 12.2.7 /1 -IL ( HC).- Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is 
needed by the Government, at the public expenses , namely, for constructing Pehladpur link drain RD O to 
RD 2330 outfalling into at RD 13000 Kirauli Pehladpur link drain in Village Pehladpur, Tehsil Kharkhauda , 
District Sonipat. 

It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose . 

The notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information 
of all to whoro it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers of the Irrigation Department, with their servants and workers for the time being engaged in the undertaking 
to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


PARTI ] 


.HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18 , 2006 (ASAR . 27 , 1928 SAKA ) 


633 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality ,may , within a 
period of thirty days of the publication of this notification , file an objection in writing before the District Revenue 
Officer-cum- Land Acquisition Officer , Sonipat. 


Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Officer, 
Sonipat and the Executive Engineer, Delhi Water Services Division, 3-Sham Nath Marg , Delhi -110054 , 


Specification 


Name of Village 


Tehsil 


District 


Directions 


Hadbast 
Number 


.Area 
(in Acres ) 


-- 


2 


لي 


4 


5 


6 


Pehladpur 


15 - R 


Kharkhauda 


Sonipat 


0.58 


A strip of land measuring 2330 ° in 
length and 11.0 ft. width generally 
lying in the direction from South to 
North as demarcated át site and as 
shown on the Index Plan . 


39 24 


40 4/ 1,4/ 2 , 7, 14, 17 , 24/1 , 24/2 


49 4,7, 14, 13, 12, 11/1 , 11/2, 11/3 , 

20/1 , 20/2 , 21/1 , 21/2 


Gair Mumkin Number 88 , 96 , 204 


for & on behalf of Governor of Haryana . 


( Sd.) ... , 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , 
3 -Sham Nath Marg , Delhi - 110054 . 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन तथा मार्ग शाखा), जीन्द 


दिनांक 4 जुलाई, 2006 
क्रमांक 905. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह समझते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन नामतः 
निर्माणाधीन बाईपास जीन्द भिवानी सड़क से जीन्द हांसी सड़क साथ लगती जीन्द बरवाला रोड, तहसील जीन्द , जिला जीन्द सड़क के लिए 
ली जानी अपेक्षित है । इसलिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे निर्दिष्ट इलाके में भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए सम्भवतः 
अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए जारी की गई है, जिससे यह 
सम्बन्धित हो । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, उन अधिकारियों को , जो फिलहाल अपने कर्मचारियों तथा 
कारिन्दों के साथ काम में लगे हुए हैं , इलाके में किसी प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करते हैं, जो 
उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत्य है । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे इलाके में किसी भूमि के अभिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन 
के अन्दर - अन्दर भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , (भवन तथा मार्ग शाखा), हिसार के सम्मुख लिखित रूप में आपत्ति दायर कर सकता है । 


634 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18, 2006 ( ASAR. 27 , 1928 SAKA) 


[ PARTI 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


इलाका 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


2 


3 


4 


5 


जीन्द 


जीन्द 


गोबिन्दपुरा ह० ब०-54 


1.77 


15 


6, 7/2 , 8, 13, 14, 15 


16 


10, 11 


जीन्द 


जीन्द 


जीन्द ह ० ब०-79 


3.20 


294 


8, 9, 10, 11, 12, 26 


295 


6/1, 6/2 , 7 , 8, 14, 15/1, 15/2 


जीन्द 


जीन्द 


बीडबाराबन ह ० ब0-15 


25.48 


27 


8 , 9 , 10, 11 , 12, 13, 16 


28 


6 , 7 , 13/1 , 13/2, 14 , 15 , 17 , . 
18, 19, 20 , 21/1, 21/2, 22 , 23 


29 


25 


45 


5/1 , 5/2, 6 , 7 , 13, 14, 15, 17, 
18, 19 , 21 , 22, 23 


, 


46 


1 , 2 , 10 


50 


1/1 , 1/2 , 2 , 10 , 11 


51 


5 , 6, 7 , 13, 14 , 15 , 17 , 18, 
19, 21 , 22 , 23, 24 


64 


5 , 6, 7 , 14, 15, 16, 17, 18, 23, 
24 , 25 


65 


1/1, 1/2, 2, 9 , 10, 11 


70 


2/1 , 2/2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 , 12 , 
20 , 21 


71 


15/1 , 15/2, 15/3, 16, 24, 25 


74 


3 , 4 , 5 , 7 


जीन्द 


जीन्द 


रामगढ़ ह ० ब०-16 


25.49 


6 


11, 20 , 21 


8 


6/1 , 6 / 2,15, 16/1 , 16/2, 16/3, 


25 


9 


1 , 10/1, 10/2, 11, 20 , 21 


16 


7 , 8/1, 8/2 , 9/1, 9/2, 10/1 , 
10/2, 11/1, 11/2, 12/1 , 12/2, 
13/1 , 13/2 


17 


11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 
15/2 


18 


11, 12, 13, 14, 15 


19 


11 , 12, 13, 14 , 15 


20 


11, 12, 13, 14, 15 


21 


1 , 2, 6/1 , 6/2, 7 , 8/1, 8/2, 9, 
10, 12, 13, 14, 15/1, 15/2 


131 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18 , 2006 (ASAR . 27 , 1928 SAKA ) 


635 


1 


2 


3 


4 


5 


जीन्द 


जीन्द 


IHR zo 20-11 


8:26 


4 


6/1, 6/2 , 15 , 16 , 25 


5 . 9 , 10 , 20 , 21/1 , 21/2 


6 


1/1 , 1/2 , 10 , 11, 20/1 , 20/2 


7 


5/1 , 5/2 , 5/3 , 6 , 15 , 16/1 , 16/2 , 
25/1 , 25/2 


24 


5 , 6 , 15 


जीन्द 


जीन्द 


90 o 20-12 


6.54 


60 


6 , 15 , 16 , 25 


67 


5/1 , 5/2 , 6 , 15 , 16/1, 16/2 , 25 


68 


1/1 , 1/2 , 10 , 17 , 20 , 21/1, 21/2 


70 


1 


71 


5 


gost UTC 70.74 


(Emplo.). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जीन्द परिमण्डल , लोक निर्माण विभाग 

( 91 a Arra ), 


1 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


The 4th July , 2006 


No. 905.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land likely to be required is to be taken by the 
Government, at public expenses, for a public purpose, namely , construction of bypass from Jind -Bhiwani road to 
Jind -Hansi road connecting Jind - Barwala road , it is hereby notified that the land in the locality described below is 
likely to be acquired for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 for information 


of all to whom itmay concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governorof Haryana is pleased to authorise the 
officers , for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any 
land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of in any land in the locality may , within 
30 days of the publication of this notification , file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
Hisar. 


636 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 18 , 2006 (ASAR . 27 , 1928 SAKA ) 


( PARTI 


Specifications 


District 


T ehsil 


Locality 


Remarks 


Area 
(in Acres) 


1 


2 


3 


4 


5 


Jind 


Jind 


Govind Pura 


1.77 


15 


6 , 7/2 , 8 , 13 , 14 , 15 


H.B , No. 54 


16 


10 , 11 


Jind 


Jind 


3.20 


Jind 
H.B. No. 79 


294 8 , 9, 10 , 11, 12 , 26 


* 295 6/1 , 6/2 , 7 , 8 , 14 , 15/1, 15/2 


Jind 


Suad 


25.48 


27 


8 , 9 , 10 , 11, 12 , 13 , 16 


Bid - Baraban 
H.B. No. 15 


28 


6 , 7 , 13/1 , 13/2 , 14 , 15 , 17 , 
18, 19 , 20, 21/1 , 21/2 , 22 , 23 


29 


25 


45 


5/1 , 5/2 , 6 , 7 , 13 , 14 , 15 , 17 , 
18 , 19 , 21, 22 , 23 


46 


1 , 2 , 10 


50 


1/1 , 1/2 , 2 , 10 , 11 


51 


5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 
19 , 21, 22, 23, 24 


64 


5 , 6 , 7 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18, 23 , 
24 , 25 


65 


1/1 , 1/2 , 2 , 9 , 10 , 11 


70 


2/1 , 2/2 , 3 , 4 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 , 
20 , 21 


71 


15/1, 15/2 , 15/3 , 16 , 24 , 25 


74 


3,4,5,7 


Jind 


Jind 


25.49 


6 


11, 20 , 21 


Ramgarh 
H.B. No. 16 


8 


6/1 , 6/2 , 15 , 16/1 , 16/2 , 16/3 , 
25 


9 


1, 10/1 , 10/2 , 11, 20 , 21 


16 


7 , 8/1, 8/2 , 9/1, 9/2 , 10/1 , 
10/2 , 11/1, 11/2 , 12/1 , 12/2 , 
13/1 , 13/2 


17 


11 , 12 , 13 , 14/1 , 14/2 , 15/1 , 
15/2 


18 


11 , 12 , 13 , 14 , 15 


19 


11 , 12 , 13 , 14 , 15 


20 


11, 12, 13 , 14 , 15 


21 


1 , 2 , 6/1 , 6/2 , 7 , 8/1, 8/2 , 9 , 
10 , 12 , 13, 14 , 15/1 , 15/2 


131 


th 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 18 , 2006 (ASAR . 27 , 1928 SAKA ) 


637 


1 


2 


3 


4 


5 


Jind 


Jind 


8.26 


4 


6/1 , 6/2 , 15 , 16 , 25 


Ram Rai 
H.B.No. 11 


5 


9 , 10 , 20 , 21/1, 21/2 


6 


1/1 , 1/2 , 10 , 11 , 20/1 , 20/2 


7 


5/1 , 5/2 , 5/3 , 6 , 15 , 16/1 , 16/2 , 
25/1 , 25/2 


24 


5 , 6 , 15 


Jind 


Jind 


6.54 


60 


Ikkas 
H. B.No. 12 


6 , 15 , 16 , 25 


67 


5/1, 5/2 , 6 , 15 , 16/1 , 16/2 , 25 


68 


1/1 , 1/2 , 10 , 11 , 20 , 21/1 , 21/2 


70 


71 


5 


Total : 70.74 


( Sd.)..., 


Superintending Engineer, 
Jind Circle , Public Works Department 

( Building & Roads Branch ) , Jind . 


41155 - C.S. - H.G.P ., Chd. 


